निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


12 भाद्र 1941 ( श० ) 
( सं० पटना 1043 ) पटना, मंगलवार , 3 सितम्बर 2019 


सं० प्र० - 08 / मृ० - 11 - 12 / 2019 / 675 / मं०स० 

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग 


प्रेषक , 


उपेन्द्र नाथ पांडेय, 
सरकार के विशेष सचिव । 


सेवा में , 


सभी विभागीय अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव । 
सभी प्रमंडलीय आयुक्त । 
सभी जिला पदाधिकारी । 

पटना - 15, दिनांक 24 अगस्त, 2019 


विषय : 


भारत सरकार के रक्षा आदि अनेक महत्वपूर्ण मंत्रालयों के भूतपूर्व यशस्वी मंत्री एवं भारत के पूर्व 
वित्तमंत्री अरूण जेटली के निधन पर राज्य में दो दिवसीय राजकीय शोक मनाये जाने के सम्बंध में । 


महाशय , 

___ निदेशानुसार सूचित करना है कि भारत सरकार के रक्षा आदि अनेक महत्वपूर्ण मंत्रालयों के भूतपूर्व 
यशस्वी मंत्री एवं भारत के पूर्व वित्तमंत्री अरूण जेटली का निधन दिनांक 24 अगस्त, 2019 को हो गया है । राज्य 
सरकार द्वारा दिवंगत पूर्व वित्तमंत्री अरूण जेटली के निधन पर दिनांक 24 एवं 25 अगस्त, 2019 को राजकीय शोक 
मनाये जाने का निर्णय लिया गया है । इस अवधि में उन सभी भवनों, जिन पर नियमित रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराया 


बिहार गजट ( असाधारण ), 3 सितम्बर 2019 


जाता है, राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा । इस अवधि में कोई राजकीय समारोह / सरकारी मनोरंजन ( Official 
Entertainment) के कार्यक्रम आयोजित नहीं होगें । 

विश्वासभाजन, 
उपेन्द्र नाथ पांडेय , 
सरकार के विशेष सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 1043- 571 + 50 - डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic .in 


